सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष , 1940 (श०) 


संख्या- 89 राँची, मंगलवार , 


29 जनवरी, 2019 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि पत्र 
27 नवम्बर , 2018 


संख्या-8 / अधि०/ 104/ 2012/नवि आ०- 5616 -- नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना 
संख्या-5132 ,दिनाक 02 अक्टूबर , 2018 की कंडिका -2 में शब्द समूह " अधिनियम की धारा -18 के 
आलोक में " के स्थान पर अधिनियम की धारा -18( 2) के आलोक में " पढ़ा जाए । 
2. अधिसूचना संख्या -5132, दिनाक 02 अक्टूबर , 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 89 -- 200 


